पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/ 2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 250] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2024--- आषाढ़ 4, शक 1946 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 14 जून 2024 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 3-41 / 2020 / 38-2.---- छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 10207 » प्र.परि. 
एवं प्र.अध्या. / 2020 ,/ 19478, दिनांक 29-12-2023 द्वारा श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राम-जुनवानी, भिलाई, 
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) के संशोधित अध्यादेश कमांक 02 एवं 53 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना 
एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत्‌ किया गया है। 


2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। 


3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव. 


499 


500 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जून 2024 


Name of the University: - Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai 


Proposed Amendment in provisions of Existing Ordinance No: - 02 and 53 


S.No. Section 


Existing Provisions in Statute 


: Amendment in Statute/Ordinance 
/ Ordinance 


1 | अध्यादेश 02 | कार्यक्रम जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि | 1. बी.टेक कोर्स पूरा करने के लिए अधिकतम अनुज्ेय अवधि 07 
(धारा 3.3) सेमेस्टर में है , को पूरा करने के लिए न्यूनतम वर्ष (14 सेमेस्टर) की होगी। 


अनुज्ेग अवधि (एन+4) के लिए होगी | जहाँ | 2. पीसीआई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 

TH सेमेस्टर की कुल संख्या है | कार्यक्रम की अनुज्ञेग अवधि (2एन) सेमेस्टर होगी जहां "एन" कार्यक्रम के 

सभी अपेक्षाएं (एन+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना लिए निर्धारित सेमेस्टर की कुल संख्या है। 

होगा। परन्तु यू-जी.सी.अथवा संबंधित नियामक | 3. सेमेस्टर प्रणाली के तहत अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 

अभिकरण द्वारा अन्यथा क्‍योंकि प्रावधान अनुज्ञेग अवधि (एन+4) सेमेस्टर होगी जहां "एन" कार्यक्रम के 

निर्धारित किया जाता है, तो उसका पालन किया लिए निर्धारित सेमेस्टर की कुल संख्या है। 

जावेगा। 4. stat. अथवा किसी अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरण 
द्वारा यदि कोई प्रावधान प्रदान किया जाता है तो उसका पालन 
किया जाएगा। 


2 | अध्यादेश 02 | अभ्यर्थी जो किसी भी सेमेस्टर / वाषिक अंत की | एक विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में तभी पदोन्‍नत होगा जब वह उस 
(धारा 10.1 | परीक्षा में दो विषयों से अधिक में अनुत्तीर्ण हुए | सेमेस्टर की परीक्षा में न्यूनतम 65% पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होगा | 


(i)) al अन्य पाठ्यक्रम जो अन्य नियामक निकायों के द्वारा 
विनियमित/अनुमोदित होंगे उनके लिए अन्य नियामक निकायों की 
नीतियों का पालन किया जाएगा। 

3 अध्यादेश विश्वविद्यालय किसी विश्वविद्यालय 

क्रमांक -53, 

घारा (04) 


अटल नगर, दिनांक 14 जून 2024 


क्रमांक एफ 3-41 / 2020 / 38-2.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-06-2024 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव. 


Atal Nagar, the 14th June 2024 
NOTIFICATION 
No. F 3-41/2020/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur Vide its 
Letter No. 10207 प्र.परि. एवं प्र.अध्या. / 2020 / 19478, Dated 29-12-2023 has approved the amendment of 
Ordinance No. 02 and 53 of Shri Shankaracharya Professional University, Village-Junwani, Bhilai, District- 


Durg (Chhattisgarh) Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) 
Act, 2005. 


2५ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official 
Gazette. 
3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
R.P. PANDEY, Deputy Secretary. 


ite os, TH 5G 20208 = 500 (1) 


500 (1) 


Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai 


Amendments requested in Ordinance No. 02 and 53 


S.No. Section Existing Provisions in Statute Amendment in Statute/Ordinance 
/Ordinance 

1 Ordinance 02 The maximum permissible (1) The maximum permissible period for 
(University period for completing a completing B.Tech. Course shall be 
Examinations) programme under semester 07 years (14 Semesters). 

(Section 3.3) system shall be (n+4) (2) The maximum permissible period for 
semesters where “n” is the the courses approved by PCI will be 
total number of semesters (2n) semesters where “n” is the total 
prescribed for the programme. number of semesters prescribed for 
All the programme the programme. 
requirements shall have to be (3) The maximum permissible period for 
completed in (n+4) semesters. other courses under semester system 
Provided any provision shall be (n+4) semesters where “n” is 
otherwise prescribed by the the total number of semesters 
U.G.C. or any concerned prescribed for the programme. 
Regulatory Authority shall be (4) Provided any provision otherwise 
followed. prescribed by the U.G.C. or any 

concerned Regulatory Authority 
shall be followed. 

2 Ordinance 02 A student who has failed at | “A student will be promoted to next semester 
(University any Semester/Year End | when he/she will pass in minimum 65% of 
Examinations) Examination in not more than | the courses in a Semester Examination, 
(Section 10.1 (i)) | two subjects whereas the polices of other regulatory bodies 

shall be followed for the programs regulated / 
approved by them.” 

3 Ordinance 53, the University a University 


Bachelor of 
Science (Hotel 
management and 
Catering Science) 
Section (04) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


